PART I ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., DEC. 5, 2006 ( AGHN: 14, 1928 SAKA) 


853 


लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा सड़क शाखा ) 


भिवानी 

वृत .. 


दिनांक 16 नवम्बर , 2006 


सं ० 694.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि , सरकारी खर्च पर, सरकारी प्रयोजन नामत: स्कीम ककराला वाया 
इसराना की ढाणी, रामबास, ढाणा मानपुरा, विधान सभा क्षेत्र जाटुसाना, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ के लिये ली जानी अपेक्षित है । इसलिए 
एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये सम्भवत: अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के. अधीन इन सब के लिये जारी की गई है, जिनसे यह 
सम्बन्धित हो । 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों का जो फिलहाल अपने कर्मचारियों तथा 
कारिन्दों के साथ काम में लगे हुये हैं , इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिये प्राधिकृत करते 
हैं , जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य है । 


, 


कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के 
अन्दर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, भिवानी के सम्मुख लिखित रूप में आपत्ति दायर कर सकता है । 


विशिष्टि 


तहसील 


परिक्षेत्र / गांव/ 


क्षेत्रफल 


खसरा नम्बर 


क्र ० जिला 
सं ० 


हदबस्त नं ० 


1 


2 


3 


4 


5 . 


6 


1. रिवाड़ी 


रिवाड़ी 


3.74 एकड़ 


मु ० नं09 


श्रीनगर 
हदबस्त नं020 
( जारी) 


किला नं ० 11, 12 , 18, 19/1, 19/2, 20 , 
22 , 23, 24 


मु ० नं 0 10 
किला नं ० 6 , 7/1 , 7/2 , 14, 15 


मु ० नं 0 12 


किला नं03, 4/1, 4/2 , 5 , 6 


मु ० नं 0.13 


किला नं०1, 9/1 , 9/2, 10/1 , 10/2, 11, 
12, 13, 17 , 18, 19, 24, 25 


मु ० नं 0 19 


किला नं 0 1/1 , 1/2 , 2, 10 , 14, 15 , 16 , 


17, 25 


मु ० 


नं 0 20 


किला नं05 


मु ० नं 0 18 


किला नं 0 21/1, 21/2 


मु ० 


नं 0 26 


किला नं05 


854 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 5 , 2006 (AGHN . 14. 1928 SAKA ) 


( PART I 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1. fars 


रिवाड़ी 


श्रीनगर 


3.74 The 


go do 27 


EGG 10 20 


( 777197) 


forel 1/1 , 1/2 , 2 , 9 , 10 , 12/1 , 
12/2 , 13 , 16 , 17 , 18/1, 18/2 , 19 , 
23, 24/1, 24/2 , 25/1 


go sio 28 


fall to 9, 11 , 12/1 , 2012 , 21/2 


DETT TO 62 


Hapoal 3.74 


( 17770 ) ... 

... 371974 , 
भिवानी वृत, लोकनिर्माण विभाग ( भवन तथा सड़क शाखा), 

fara 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT ( BUIILDING AND ROADS BRANCH ) , 


$ 


BHIWANI CIRCLE 


The 16th November, 2006 
No.694. - Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required to be taken by the 
Government, at the public expense , for a public purpose , namely , for constructing Kakrala via Israna: ki Dhani, Rambas 
Dhana, Manpura road , constituency Jatusana, District Mohindergarh . It is hereby notified that the land in locality 
described below is likely to be acquired for the above purpose. 

This notification ismade under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom itmay 


concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased to authorize the 
officers for the time being engaged in the undertaking, with their servants , workmen to enter upon and survey land in 
the locality and do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 
30 days of the publication of this notification , file an objection in writing before the Land Acquisition Collector , 
Haryana, Public Works Department (Building and Roads Branch ), Bhiwani. 


Specification 


Tehsil 


Remarks 


Sr. District 
No. 


Village 
Hadbast No. 


Area 
in acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1. Rewari 


Rewari 


3.74 Acres 


M.No, 9 


Sri Nagar 
Hadbast No. 20 


K. No. 11 , 12 , 18, 19/1, 19/2 , 20 , 
22, 23 , 24 


(Contd .) 


M.No. 10 
K.No. 6,7/ 1 , 7/2 , 14 , 15 
M.No. 12 
K.No. 3,4 / 1 , 4 /2,5,6 


M. No. 13 


K. No. 1 , 9/1, 9/2 , 10/1, 10/2 , 11, 
12 , 13 , 17, 18 , 19, 24 , 25 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 5 , 2006 (AGHN " 14 , 1928 SAKA ) 


855 


- 


2 


। 


3 


4..... 


in 


6 


1. Rewari 


Rewari 


3.74 Acres 


Sri Nagar 
Hadbast No. 20 
( Concld.) 


M.No.19 
K. No. 1/1 , 1/2, 2, 10, 14, 15, 16, 
17,25 
M.No.20 


K.No.5 


M.No.18 


K. No. 21/1 , 21/2 
M.No.26 


K.No.5 


M.No.27 
K. No. 1/1 , 1 / 2,2,9, 10, 12/1 , 
12/2 , 13, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 
23,24/ 1,24/ 2,25 / 1 
M. No.28 
K. No.9, 11 , 12/1 , 20/2 , 21/2 
Khasra No.62 


Total : 3.74 Acres 


MAR 


. 


( Sd. ) ..., 
Superintending Engineer, 
BhiwaniCircle P.W.D. ( B & R Br. ), Bhiwani. 


लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा सड़क शाखा), रेवाड़ी 


वृत रोहतक 


दिनांक 17 नवम्बर, 2006 . 
क्रमांक 28/ RA/ 199 / VI/ 03 .--- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा , सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक 
प्रयोजन, जिला स्कीम सड़क निर्माण कालुवास से गोकलगद हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । अत : घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टियों में 
दर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती हैं , जो इससे 
सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, ( भवन एवं मार्ग शाखा), 
भिवानी को उक्त भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लिये निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण , भूमि अर्जन समाहर्ता, भिवानी व कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल, रिवाड़ी, हरियाणा, लोक निर्माण विभाग 
( भवन एवं मार्ग शाखा), रिवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


- 


.. 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


खसरा नम्बर 


परिक्षेत्र/ गांव/ 
हदबस्त नं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


रेवाड़ी । 


रेवाड़ी 


0.34 एकड़ 


10 


कालुवास 
हदबस्त नं ० 118 ... 


18/2/7 , 18/2/8 , 18/2/6 , 18/2/9 , 
18/2/10, 12/2/2/2, 13/1/2, 18/2/1, 
18/2/2 , 18/2/3 , 13/2 , 18/2/4 , 
18/2/2/1 , 13/1/1 , 6/1 . 14/2, 15 , 
18/1 , 12/2/1/1 , 12/2/1/3, 12/2/1/2 , 
14/1 , 6/2 , 7 , 18/2/5 , 13/2/2, 
12/3/3, 18/1/1 , 18/1/2, खसरा नं 0 35 


856 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 5 , 2006 ( AGHN . 14 , 1928 SAKA ) 


(PART 1 


1 


2 


3 


4 ... 


5 


रेवाडी 


रेवाडी 


1.77 THE 


100 


5 


गोकलगढ़ 
EGOES TO 119 


67 


25 


81 


19 , 22 , 23/1 , 23/2 , 18 , 17 , 24 


99 


1 , 2 , 10 , 4 , 6 , 5 


83 


5/2 , 5/1 , 26 , 8 , 9 , 10/2 , 5/3 , 28 , 
10 , 10/1/2 , 2 , 27 


82 


21/1 , 21/2 , 22/2 , 23/1, 15 , 17 , 
23/2 , 22/1 , 19 , 6 , 14 , 18 


98 


1/1, 2 , 1/2 


84 


1/4 , 1/2 , 2 , 1/19 , 1/7 , 1/5 , 1/16 , 
1/13, 1/15 , 1/17 , 1/9 , 1/14 , 1/8 , 
1/10 , 1/3 , 1/12 , 1/11, 1/4 , 1/18 , 
1/6 


HT 0 303, 304 , 310 , 313, 309, 
312 , 317/1, 315 , 306/7 , 306/6 , 306 , 
306/2 , 306/5 , 306/4 , 306/3 , 305/4 , 
305/5 , 305/3 , 305/1 , 316 , 311 , 156 , 
169, 170 , 203, 204 , 190 , 307 , 
305/2 , 526 , 542 , 176 , 201 , 191 


. 


(327770 )..., 

अधीक्षक अभियन्ता , 
रोहतक वृत, लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा सड़क शाखा), 

रोहतक । 


PUBLIC -WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ) 


ROHTAK CIRCLE 


The 17th November , 2006 


:. 


No. 28 /RA / 199 /VI/03. - Whereas, it appears that the Governor of Haryana is satisfied that the land specified 
below is needed by the Government, at public expense , for a public purpose, namely, Construction of Road from 
Village Kaluwas to Gokalgarh in Rewari District. 


It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose . 

This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it 
may concern and under the provision of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana , 
PWD (B & R Branch ), Bhiwani is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land . 


Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Haryana , PWD 
( B & R Branch ), Bhiwani and the Executive Engineer, Provl. Division P.W.D. (B & R Branch ), Rewari. 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC. 5 , 2006 ( AGHN. 14, 1928 SAKA) 


857 


Specifications 


District 


Tehsil 


Khasra Nos. 


Locality/ Village / 

Hadbast No. 


Area 
in Acres 


1 


2 .. 


3 


4 


5 


Rewari 


Rewari 


0.34 Acre 


5 


Kaluwas 
Hadbast No. 118 


18/2/7 , 18/2/8, 18/2/6 , 18/2/9 , 
18/2/10, 12/2/2/2, 13/1/2 18/2/1 , 
18/2/2 , 18/2/3, 13/2 , 18/2/4 , 
18/2/2/1 , 13/1/1 , 6/1 , 14/2, 15 , 
18/1 , 12/2/1/1 , 12/2/1/3 , 12/2/1/2 , 
14/1 , 6/2 , 7 , 18/2/5 , 13/2/2 , 
12/3/3 . 18/ 1/ 1.18 / 1/ 2 , KhasraNo.35 


Rewari 


Rewari 


1.77 Acres 


5 


Gokalgarh 
Hadbast No. 119 


100 
67 


25 


81 19, 22. 23/1 , 23/2 , 18 , 17 , 24 
99 1,2,10,4,6,5 
83 5/2 , 5/1, 26 , 8, 9 , 10/2 , 5/3, 28 , 

10 , 10/1/2, 2, 27 
82 21/1 , 21/2, 22/2 , 23/1 , 15, 17 , 

23/2 , 22/1 min , 19 min, 6 , 14, 18 
98 1 / 1,2, 1/2 
84 .. 1/1 , 1/2 , 2 , 1/19 , 1/7 , 115 , 1/16, 

1/13, 1/15, 1/17 , 1/9 , 1/14, 1/8 , 
1/10, 1/3 , 1/12, 1/11, 1/4 , 1/18, . 
116 
Khasra No. 303; 304,310,313,309 , 
312,317 /1,315,306 / 7,306 / 6.306 , 
306/2 , 306 / 5,306/ 4,306 / 3 , 305/4 , 
305 / 5,305 / 3,305 / 1,316,311 , 156 , 
169 , 170, 203,204 , 190, 307 , 305/2 , 
526,542 , 176 , 201 , 191952 , ........ 


( Sd.) ..., 

Superintending Engineer , 
Rohtak Circle, P.W.D. (B & R Branch ),Rohtak . 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा सड़क शाखा), रेवाड़ी 


वृत रोहतक 


दिनांक 17 नवम्बर , 2006 


:.: 


... संख्या 28RA/ 199/ VI/04.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजन , 
जिला स्कीम निर्माण सड़क बाक्ल, प्राणपुरा, पावटी रोड से गांव दाधीया पहुंच मार्ग राजस्थान सीमा तक निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है ।.. 
अत: घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है, जो इससे 
सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, ( भवन एवं मार्ग शाखा), 
भिवानी को उक्त भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लिये निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भूमि अर्जन समाहर्ता, भिवानी व कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल , रिवाड़ी, हरियाणा, लोक निर्माण विभाग 
( भवन एवं मार्ग शाखा), रिवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


. 


. 


. 


. 


858 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 5 , 2006 (AGHN . 14 , 1928 SAKA ) 


( Part I 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


खसरा नम्बर 


परिक्षेत्र/ गांव/ 
हदबस्त नं ० 


3 


4 


5 ... 


N 


tai 


बावल 


0.82 Tahs 


18 


8 , 13 , 14 , 17 , 24, 25 


किशनपुर 
EGR o 63 . 


19 


5 


20 


1/1 , 10/3 


17 


21 


( FOTO ) ... 

अधीक्षक अभियन्ता, 
रोहतक वृत, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क शाखा), 

रोहतक । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT(BUIILDING AND ROADS BRANCH), ROHTAK CIRCLE 


The 17th November , 2006 


No. 28RA/ 199 /VI/04. - Whereas, it appears to the Governor of Haryana is satisfied that the land specified 
below is needed by the Government, at Public expense , for a public purpose , namely, Construction of Road from 
Village Bawal, Piranpura , Pawati to Village Dadhia approach road upto Rajasthan Boarder in Rewari District . 


It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose . 


This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it 
may concern and under the provision of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana, 
PWD ( B & R Branch ), Bhiwani is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land . 


Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector , Haryana, PWD 
(B & R Branch ), Bhiwani and the Executive Engineer, Provl. Division P.W.D. (B & R Branch ),Rewari. 


Specification 


District . 


Tehsil 


Khasra Nos. 


Locality / Villagel 

Hadbast No. 


Area 
in acres 


1 


2 


3 


5 


Rewari 


:: Bawal 


0.82 Acre 


18 


8 , 13, 14 , 17 , 24 , 25 


Kishanpur 
Hadbast No. 63 


19 


5 . 


20 . 1/1 , 10/3 


17. 21 


(Sd .)..., 
Superintending Engineer , 
Rohtak Circle, P.W.D : ( B & R Branch ), Rohtak . 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 5, 2006 ( AGHN. 14 , 1928 SAKA) 


859 


लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा सड़क शाखा), रोहतक वृत 


दिनांक- 17 नवम्बर , 2006 


संख्या 28RA /199/AV/ 09.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सरकारी प्रयोजन 
नामत: सड़क निर्माण भराण से निदाना, तहसील महम, जिला रोहतक के लिये ली जानी अपेक्षित है इसलिये एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता 
है कि नीचेनिदिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये सम्भवत : अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन इन सब के लिये जारी की गई है, जिनसे यह 
सम्बन्धित हो । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों का जो फिलहाल अपने कर्मचारियों तथा 
कारिन्दों के साथ काम में लगे हुये हैं , इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिये प्राधिकृत करते 
हैं जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के 
अन्दर- अन्दर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर , लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) , भिवानी के सम्मुख लिखित रूप में आपत्ति दायर कर सकता 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव/ 


क्षेत्रफल 


खसरा नम्बर 


हदबस्त नं ० 


--- 


2 


3 


5 


लम्बाई 12800 


रास्ता 33-27-6 Nil 


अर्जन पाथ 16,6 - 44 


रोहतक 


महम 


भराण 


4.14 एकड़ 


3 


6 , 12, 13, 14,20 : 


हदबस्त नं 0 106 


4 


.6, 7, 8, 9, 10, 15 , 16, 25 


5 


10 , 11, 20 , 21 


13 


1 , 10, 11, 20/1 , 20/2, 21. 


: 


14 


5 , 6 , 15/1 , 15/2, 16, 25 


25 


5 , 6, 15, 16, 25 


26 


1 , 10 , 11 , 20 , 21 


35 


1 , 10, 11, 20,21 . 


36 


5 , 6, 15 , 16, 25 
1 , 10 , 11/1, 11/2 , 20, 21 . 


.49 


.. 


61 


1 , 10, 11/1 , 11/2, 20 , 21 


378, 1355 , 1356 , 1366, 1367 


( हस्ता० ) 

अधीक्षक अभियन्ता, 
रोहतक 

वृत, लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा सड़क शाखा), 

रोहतक । 


860 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 5 , 2006 (AGHN ." 14 , 1928 SAKA ) 


[ Part I 


--- 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT ( BUILDING AND ROADS BRANCH ), 


ROHTAK CIRCLE 


The 17th November, 2006 


. :: 


No. 28RA/ 199 /IV/09..Whereas , it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required to be 
taken by the Government, at the public expense, for a public purpose, for constructing a Road from Bharan to Nidana 
in TehsilMeham , District Rohtak . 

It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose . 

This notification ismade under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom itmay 
concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor ofHaryana is pleased to authorise the 
officers for the timebeing engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any 
land in the locality and to do all other acts required by that Section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 
30 days of the publication of this notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, 
Public Works Department (Building and Roads Branch ), Bhiwani. 

Specification 


District 


Tehsil 


Khasra Nos. 


Locality / Village 
Hadbast No. 


Area 
in acres 


1 


2 


3 


4 


5 : 


Length 12800 


Consolidation Path 33 -27.6 Nil 


Acquired Path Nil 16.6-44 


Rohtak 


Meham 


4.14 Acres 


3 


6 , 12, 13, 14 , 20 


Bharan 
Hadbast No. 106 


4 


6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 15 , 16 , 25 


5 


10 , 11 , 20 , 21 


13 


1 , 10 , 11, 20/1, 20/2 , 21 


14 


5 , 6 , 15/1, 15/2 , 16 , 25 


25 


5 , 6 , 15 , 16 , 25 


26 


1 , 10 , 11, 20 , 21 


35 


1 , 10 , 11 , 20 , 21 


36 


5 , 6 , 15 , 16 , 25 


49 


1, 10 , 11/1 , 11/2 , 20 , 21 


61 


1, 10 , 111, 11/2 , 20 , 21 


378 ; 1355 , 1356 , 1366 , 1367 


( Sd .) ..., 

Superintending Engineer , 
Rohtak Circle , P.W.D. (B & R Branch ), Rohtak . 


